O 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 पौष , 1943 ( श ० ) 

श 


संख्या- 664 राँची , बुधवार , 


29 दिसम्बर , 2021 ( ई ० ) 


, 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


आदेश 
28 दिसम्बर , 2021 


संख्या -6 / चारित्री -103 / 2021 का ०8812 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के वर्ष 
2016-17 , 2017-18 , 2018-19 , 2019-20 एवं 2020-21 के लिए परफॉरमेंस मूल्यांकन प्रतिवेदन 
( APAR ) Online Upload करने एवं प्रतिवेदक , समीक्षी एवं स्वीकरण पदाधिकारियों द्वारा मूल्यांकन 
हेतु निर्धारित अंतिम तिथि को निम्नवत् विस्तारित की जाती है : 


। 


झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों ( प्रतिवेदित | 31.01.2022 तक 
पदाधिकारी ) द्वारा Online APAR Upload करने की 
अंतिम तिथि 


II 


Reporting Officer ( प्रतिवेदक पदाधिकारी ) द्वारा Online | 28.02.2022 तक 
APAR मूल्यांकन की अंतिम तिथि 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 29 दिसम्बर , 2021 
III | Reviewing Officer ( समीक्षी पदाधिकारी ) द्वारा Online 15.03.2022 तक 

APAR मूल्यांकन की अंतिम तिथि 


IVAccepting Officer ( स्वीकरण पदाधिकारी ) द्वारा Online | 31.03.2022 तक 

APAR मूल्यांकन की अंतिम तिथि 


ओम प्रकाश साह , 


सरकार के संयुक्त सचिव । 


3 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 664 -- 50 


